रजिस्ट्री सं . डीएल – ( एन ) -04 / 0007 / 2003--23 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 

भारत 

सी . जी . डी . एल . सा . - 25032023-244674 


REGISTERED No. DL— ( N ) -04 / 0007 / 2003–23 


CG - DL - W - 25032023-244674 

साप्ताहिक / WEEKLY 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 12 ] नई दिल्ली , शनिवार , मार्च 25 – मार्च 31 , 2023 ( चैत्र 4 , 1945 ) 
No. 12 ] NEW DELHI , SATURDAY , MARCH 25 – MARCH 31 , 2023 ( CHAITRA 4 , 1945 ) 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
( Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation ) 
भाग I— खण्ड 3 

[ PART I— SECTION 3 ] 

[ रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी असांविधिक नियमावलियों , विनियमों , आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ] 


[ Notifications relating to the Non - Statutory Rules , Regulations , Orders and Resolutions issued 
by the Ministry of Defence ] 


रक्षा मंत्रालय 
( रक्षा विभाग ) 

नई दिल्ली , दिनांक 20 मार्च 2023 

सं . 02 [ फाइल सं . 2 ( 3 ) / 2022 / रक्षा ( भा.वा.से . ) ] — रक्षा मंत्रालय , भारत सरकार यह अधिसूचित करता है कि नागर विमानन मंत्रालय , 
भारत सरकार की कृषि उड़ान योजना अंतर्गत एयर लाइन प्रचालकों से रक्षा विमान क्षेत्रों / विमानपत्तनों ( संलग्न सूची के अनुसार ) से वाच आवर्स 
के दौरान प्रचालन करते समय लैंडिंग प्रभार और पार्किंग प्रभार ( यदि लागू हों ) अथवा भविष्य में इस प्रकार का कोई अन्य प्रभार वसूल नहीं किया 
जाएगा । 


2. उपरोक्त लाभ माल की आवाजाही के लिए उपयोग किए जा रहे और नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा जारी एयर ऑपरेटर 
प्रमाणपत्र / अनुमति रखने वाले इंडियन एयरलाइन प्रचालकों द्वारा संचालित , वायुयान नियम , 1937 के नियम -30 के प्रावधानों के तहत नागर 
विमानन महानिदेशालय ( डीजीसीए ) द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र रखने वाले केवल भारत में पंजीकृत मालवाहक विमानों / यात्री से मालवाहक 
( पी 2 सी ) वायुयान को ही देय होंगे । 


संलग्नकः रक्षा विमानपत्तनों / एयर फील्डों की सूची 


1–513 GI / 2022 


( 7 ) 


पुष्पेन्द्र कुमार 
निदेशक ( भा.वा.से. ) 


8 


क्र.सं. 

1 . 

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

6 . 

7 . 

8 . 

9 . 

10 . 

11 . 

12 . 

13 . 

14 . 

15 . 

16 . 


17 . 


18 . 

19 . 

20 . 

21 . 


विमान क्षेत्र का नाम 

आदमपुर 

आगरा 

बागडोगरा 

बरेली 

भुज 

दरभंगा 


गोरखपुर 

हिंडन 

जैसलमेर 


जम्मू 

जामनगर 

जोधपुर 

जोरहट 


भारत का राजपत्र , मार्च 25 , 2023 ( चैत्र 4 , 1945 ) 

कृषि उड़ान योजना अंतर्गत प्रचालन के लिए रक्षा विमानपत्तनों / विमान क्षेत्रों की सूची 

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र 

पंजाब 


कानपुर ( चकेरी ) 

लेह 

नासिक 

पठानकोट 


प्रयागराज 

सिलचर 

श्रीनगर 

तेजपुर 


उत्तर प्रदेश 

पश्चिम बंगाल 

उत्तर प्रदेश 

गुजरात 

बिहार 

उत्तर प्रदेश 

उत्तर प्रदेश 

राजस्थान 

जम्मू एवं कश्मीर 

गुजरात 

राजस्थान 


असम 

उत्तर प्रदेश 

लद्दाख 

महाराष्ट्र 

पंजाब 

उत्तर प्रदेश 

असम 

जम्मू एवं कश्मीर 

असम 


[ भाग I— खण्ड 3 


THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 25 , 2023 ( CHAITRA 4 , 1945 ) 


No. 02 [ File No. 2 ( 3 ) / 2022 / D ( IAF ) ] - Ministry of Defence , Government of India is pleased to notify that it shall not 
levy Landing Charges and Parking Charges ( if applicable ) or any other charge subsuming a charge for such aspects in future , 
from Airline Operators when operating within the watch hours from defence airfields / airports ( as per enclosed list ) , under the 
Krishi Udan Scheme of the Ministry of Civil Aviation , Government of India . 


MINISTRY OF DEFENCE 
( DEPARTMENT OF DEFENCE ) 
New Delhi , the 20th March 2023 


2. The above benefits will be extended only to Indian Registered freighters / Passenger to Cargo ( P2C ) aircraft holding 
Certificate of Registration issued by Directorate General of Civil Aviation ( DGCA ) under the provisions of Rule 30 of Aircraft 
Rules , 1937 , being used for carriage of cargo and operated by Indian Airline Operators holding Air Operator Certificate / Permit 
from DGCA . 


Sl . No. 

1 . 

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

6 . 

Darbhanga 

7 . 

Gorakhpur 

8 . 

Hindon 

9 . 

Jaisalmer 

10 . 

Jammu 

11. Jamnagar 

12. Jodhpur 

13 . 

Jorhat 

14. Kanpur ( Chakeri ) 

15. Leh 

16. Nasik 

17 . 

18 . 

19 . 

20. Srinagar 

21 . 

Tezpur 


Name of the Airfield 

Adampur 

Agra 

Bagdogra 

Bareilly 

Bhuj 


Pathankot 

Prayagraj 

Silchar 


Enclosure : List of Defence airports / airfields 

LIST OF DEFENCE AIRPORTS / AIRFIELDS FOR OPERATIONS UNDER KRISHI UDAN SCHEME 


[ PART I - SEC . 3 


State / UT 

Punjab 

Uttar Pradesh 

West Bengal 

Uttar Pradesh 


Gujarat 

Bihar 

Uttar Pradesh 

Uttar Pradesh 

Rajasthan 

J & K 

Gujarat 

Rajasthan 

Assam 

Uttar Pradesh 

Ladakh 

Maharashtra 

Punjab 

Uttar Pradesh 

Assam 

J & K 

Assam 


PUSHPENDRA KUMAR 
Director ( IAF ) 


महाप्रबंधक , भारत सरकार मुद्रणालय , मिंटो रोड , नई दिल्ली- 110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक , दिल्ली -110054 द्वारा ई- प्रकाशित 

UPLOADED BY THE GENERAL MANAGER , GOVT . OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , NEW DELHI - 110002 
AND E - PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF THE PUBLICATIONS , DELHI - 110054 


Kshitiz 

Mohan 


Jeg garages Card 
www.www 


www 


